निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 123 ) 


27 चैत्र 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार, 17 अप्रील 2009 


( सं0 2 / सी3 - 3009 / 2005 का0 - 1809 ) 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


संकल्प 

17 मार्च 2009 
श्री राजदेव सिंह (बि0प्र0से0 ) कोटि क्रमांक - 678 / 04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कसबा पूर्णियाँ 
सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज के विरूद्ध उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने , स्थानान्तरित 
स्थान पर योगदान नहीं करने, अपने प्रतिस्थानी को प्रभार विलम्ब से सौंपने, विरमित होने के पश्चात् अंचल 
अधिकारी कसबा को स्थानान्तरिक चेक एवं विपत्र का सम्पूर्ण प्रभार नहीं देने, अपने अधीनस्थ प्रखंड सांख्यिकी 
पर्यवेक्षक से नाजिर का कार्य लिये जाने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया था । 

जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ द्वारा प्रतिवेदित आरोप आरोपित पदाधिकारी से इस संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण 
एवं स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ से प्राप्त मंतव्य की सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार के आदेशानुसार श्री 
सिंह को चेतावनी देते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली - 2005 के नियम - 14 के 
अन्तर्गत निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है: 

(1) तीन वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति श्री राजदेव सिंह , (बि0प्र0से0 ) एवं अन्य संबंधित को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 123 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 


